पंजीकृत संख्या - यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 -14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -14] रुड़की, शनिवार , दिनांक 23 मार्च, 2013 ई0 ( चैत्र 02 , 1935 शक सम्वत् ) [ संख्या -12 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

पृष्ठ संख्या 

वार्षिक चन्दा 


रु0 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य ... 


3075 


93 - 97 


1500 


81 - 82 


1500 


975 


भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया । 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक , शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र आदि 


975 


975 


975 


पाट 


975 


975 
975 


1425 


93 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 23 मार्च, 2013 ई0 ( चैत्र 02 , 1935 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान –नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

चिकित्सा अनुभाग - 2 

अधिसूचना 

तैनाती 

04 फरवरी , 2013 ई० 
संख्या 74 / XXVIII - 2 / 01( 92 ) 2006 टी0सी0 । - उत्तराखण्ड पी०एम०एच०एस0 संवर्ग के अन्तर्गत निदेशक, 
वेतनमान , वेतन बैण्ड - 4, ₹ 37 , 400 - 67, 000 , ग्रेड वेतन ₹ 10 ,000 के पद पर कार्यरत डा0 भुवन चन्द्र पाठक को 
एतद्वारा निदेशक - दून / दून महिला / कोरोनेशन के पद पर तैनात करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 
एस0 रामास्वामी, 
प्रमुख सचिव । 


वन एवं पर्यावरण अनुभाग - 3 

अधिसूचना 

14 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या 121 (1 ) / X - 3 - 2013 - 8(83 ) / 2001 टी0सी0 - जैव विविधता अधिनियम , 2002 की धारा 22 की उपधारा 
4 ( ए ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय , डा0 राकेश शाह , सदस्य सचिव , उत्तराखण्ड जैव 
विविधता बोर्ड , देहरादून को उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान 
करते हैं । 


आज्ञा से , 
एस0 रामास्वामी, 

प्रमुख सचिव । 
14 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या 121(2) / X - 3 - 2013- 8( 83) / 2001 टी0सी0 - एतद्द्वारा श्री समीर सिन्हा, वन संरक्षक , पश्चिमी वृत्त , 
उत्तराखण्ड को सदस्य सचिव , उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के पद पर तैनात किया जाता है । 

एस0 रामास्वामी, 

प्रमुख सचिव । 
14 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या 121 ( 3) / X - 3 - 2013 - 8(83) / 2001 टी0सी0 - जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 22 की उपधारा 4 के 
अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या 256 / X - 3 - 2013 - 8(83) / 2001 टी0सी0 , दिनांक 22 मार्च, 2011 को अधिक्रमित करते 
हुए उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की पुनर्संरचना निम्नवत् किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान 
करते हैं : 


क्र0सं0 


पदनाम 


संख्या 


_____ 1 


अध्यक्ष 


01 


पदेन सदस्य 


पुनर्गठित संरचना 
शासन द्वारा नामित 
1 - प्रमुख वन संरक्षक , उत्तराखण्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि 
2 -निदेशक , पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड 


पदेन सदस्य 


वामन अधिक उत्तराखण्ड द्वारा नामित in 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट , 23 मार्च, 2013 ई0 ( चैत्र 02, 1935 शक सम्वत् ) 


95 


05 


3 - निदेशक , कृषि विभाग, उत्तराखण्ड 
4 - निदेशक , जनजाति कल्याण विभाग , उत्तराखण्ड 
5 - मुख्य वन संरक्षक स्तर का अधिकारी ( प्रतिनियुक्ति द्वारा ) - सदस्य 

सचिव 
विशेषज्ञ सदस्य 

1 - निदेशक , जड़ी - बूटी शोध संस्थान, गोपेश्वर, चमोली 
2 - निदेशक , भारतीय वन्य जीव संस्थान , देहरादून द्वारा नामित 

प्रतिनिधि 
3 -निदेशक, जी0बी0 पन्त हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान, 
कौसी कटारमल , जिला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड द्वारा नामित 

प्रतिनिधि 
4 -निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान , देहरादून या 

उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि । 
5 - राज्य सरकार द्वारा नामित गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि 

(03 वर्षीय कार्यकाल हेत) 
2 - इसके अतिरिक्त बोर्ड की समय - समय पर आयोजित बैठकों में निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून , 
निदेशक , उद्यान , निदेशक, मत्स्य , संयुक्त निदेशक , भारतीय वन्य जन्तु सर्वेक्षण , देहरादून तथा अन्य विशेषज्ञों को 
विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है । 
3 - यह बोर्ड उक्त अधिनियम की धारा 23 में उल्लिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा । 

आज्ञा से , 


एस0 रामास्वामी, 

प्रमुख सचिव । 
गृह अनुभाग - 4 

अधिसूचना 

नियुक्ति 

18 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या 192 / XX - 4 / 2013 - 2( 06 ) / 2009 - उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं 
आपात सेवा विभाग के अन्तर्गत सीधी भर्ती के मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के पश्चात् 
की गयी संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को " उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग " में मुख्य 
अग्निशमन अधिकारी वेतनमान ₹ 15,600 - 39,100, ग्रेड पे - ₹ 5400 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नीचे 
उल्लिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
क्र0सं0 अभ्यर्थी का नाम एवं पता 

तैनाती का स्थान 
श्री नागेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामदाल सिंह , बी0पी0ओ0 ज्वाली, 

हल्द्वानी, जनपद नैनीताल 
जनपद गाजियाबाद , उ0प्र0 हाल निवासी मकान नं0 84 - पी0, 
भवानी कुंज ( डी - 2 फ्लैट के निकट ) बंसत कुंज , 
नई दिल्ली - 110070 
अजय कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह बोकारो स्टील सिटी , 

नई टिहरी 
सेक्टर - 4 / जी , क्वाटर - 1090, बी0एस0सिटी, बोकारो झारखंड 
हाल निवासी ए - 3 - 11 / 172 , ओ0एन0जी0सी0 कालोनी , 
पनवेल ( नवी मुम्बई ) - 410221 
संदीप कुमार राणा पुत्र श्री अमिल सिंह, मकान नं0 सी - 35 , 

पौड़ी गढ़वाल 
नई धीरवाली (गोपीचंद कालोनी), गुघाल रोड़, पी0ओ0 
ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार 


1. 


3. 


96 


उत्तराखण्ड गजट , 23 मार्च, 2013 ई० ( चैत्र 02 , 1935 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


2 - उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त " उ0प्र0 अग्निशमन 
( राजपत्रित अधिकारी) सेवा नियमावली , 1984 " तथा ऐसी अन्य समस्त सेवा शर्ते जो समय - समय पर निर्धारित की 
जायेंगी, के अधीन निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत होगी : 
1. उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई हैं । यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाया 

जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी । 
2. अभ्यर्थियों को दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा । 

परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं संदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा । 
अभ्यर्थी द्वारा प्रथम तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून 
में रिपोर्ट किया जायेगा । पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नवत् सूचनाएं / प्रमाण - पत्र 
प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे : 
4. 1 अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के सम्बन्ध में घोषणा - पत्र । 
4. 2 समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके स्वामी हों । 
4. 3 एक से अधिक पत्नी न होने का घोषणा – पत्र / शपथ - पत्र । 
4.4 "इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट , 1923 " के प्राविधानों को पढ़े जाने सम्बन्धी प्रमाण - पत्र । 
4.5 दो राजपत्रित ऐसे अधिकारियों , जो सक्रिय सेवाओं में हों , किन्तु अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हों द्वारा प्रस्तुत 

चरित्र प्रमाण - पत्र । 
4.6 शैक्षिक योग्यता एवं स्थाई निवास प्रमाण - पत्र की एक - एक प्रमाणित प्रति । 
4.7 लिखित रूप में एक “UNDER TAKING ” की यदि पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववत्त सत्यापन , शैक्षिक 

अर्हता सम्बन्धी अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता 

है , तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त समझी जाय । 
पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने से पूर्व इनके 

शैक्षिक प्रमाण - पत्रों की वैधता की जांच अपने स्तर से समयबद्ध रूप से जांच कराई जायेगी । 
6 . अभ्यर्थियों द्वारा यथा आवश्यक विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त किया जायेगा । 

अतः उक्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि वह मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर उक्त 
शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं तो पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रत्येक 
दशा में पुलिस मुख्यालय , उत्तराखण्ड देहरादून में अपनी उपस्थिति दर्ज कर दें , अन्यथा यह समझा जायेगा 
कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त करने 
की अग्रेतर कार्यवाही कर ली जायेगी । 

आज्ञा से , 
विनीता कुमार , 
प्रमुख सचिव । 


उच्च शिक्षा विभाग 

अधिसूचना 

12 मार्च, 2013 ई० 
संख्या 101 / 12 / XXIV (6 ) / 2013 - श्री राज्यपाल महोदय , हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम , 2012 [ अधिनियम 
संख्या 12 , वर्ष 2013 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 62 / XXXVI (3) / 2013 / 66 (1) / 2012 
दिनांक 15 फरवरी, 2013 ] की धारा 1 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त अधिनियम 
को प्रवृत्त करने के लिए एतद्द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2013 की तारीख नियत करते हैं । 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट , 23 मार्च, 2013 ई0 ( चैत्र 02 , 1935 शक सम्वत् ) 


12 मार्च, 2013 ई० 
संख्या 205 / 11 / XXIV( 6 ) / 2013 - श्री राज्यपाल महोदय , डी0आई0टी0 विश्वविद्यालय अधिनियम , 2012 
[ अधिनियम संख्या 10 , वर्ष , 2013 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 
60 / XXXVI(3 ) / 2013 / 63 ( 1) / 2012 दिनांक 15 फरवरी, 2013 ] की धारा 1 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए उपरोक्त अधिनियम को प्रवृत्त करने के लिए एतदद्वारा दिनांक 12 मार्च, 2013 की तारीख नियत करते 


हैं । 


12 मार्च, 2013 ई० 
संख्या 206 / XXIV( 6 ) / 2013 - श्री राज्यपाल महोदय , आई०एम०एस0 यूनिसन विश्वविद्यालय अधिनियम , 2012 
[ अधिनियम संख्या 13 , वर्ष , 2013 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 
61 / XXXVI(3 ) / 2013 / 65 (1 ) / 2012 दिनांक 15 फरवरी, 2013] की धारा 1 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए उपरोक्त अधिनियम को प्रवृत्त करने के लिए एतद्वारा दिनांक 12 मार्च, 2013 की तारीख नियत करते 


हैं । 


आज्ञा से , 
राकेश शर्मा, 
प्रमुख सचिव । 


संस्कृति, पर्यटन , खेलकूद अनुभाग - 2 

विज्ञप्ति / पदोन्नति 

13 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या 81 / VI- 2 / 2013 - 1( 3 ) / 2005 - तात्कालिक प्रभाव से संस्कृति विभाग के अन्तर्गत राज्य अभिलेखागार , 
देहरादून में तैनात उप निदेशक डा0 लालता प्रसाद को नियमित चयनोपरान्त निदेशक , वेतन बैण्ड - 3 , 
वेतनमान ₹ 15600 - 39100, ग्रेड वेतन ₹ 6600 में पदोन्नत करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखने के साथ ही राज्य 
अभिलेखागार , देहरादून में निदेशक के रिक्त पद के सापेक्ष तैनात किया जाता है । 

यह पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी । 


डा० उमाकान्त पवार , 


सचिव । 


पी०एस०यू० ( आर०ई० ) 12 हिन्दी गजट / 156 – भाग 1 - 2013 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 - 14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 मार्च, 2013 ई0 ( चैत्र 02, 1935 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

NOTIFICATION 
February 04 , 2013 


No . 08 UHC / XIV / 39/Admin . A / 2008 -- Sri Laxman Singh , Civil Judge ( Jr. Div .), Purola , District Uttarakashi 
is hereby sanctioned medical leave for 06 days w . e .f 15 . 11 . 2012 to 20 . 11 . 2012 . 

By Order of Hon ble Vacation Judge , 


Sd / 

Registrar ( Inspection ) 

February 21 , 2013 
No . 13 UHC /XIV - 77 /Admin . A / 2003-- Sri Sayan Singh , Chief JudicialMagistrate , Dehradun is hereby 
sanctioned earned leave for 10 days w .e .f. 14 .01 . 2013 to 23 . 01. 2013 with permission to prefix 12 .01 . 2013 & 
13 .01. 2013 as 2nd Saturday & Sunday . 

February 21 , 2013 
No. 14 UHC /XIV -23/ Admin . A / 2008 -- Sri Sudhir Kumar Singh , Civil Judge ( Jr. Div .), Ranikhet, District 
Almora is hereby sanctioned earned leave for 24 days w . e . f. 01.01. 2013 to 24 .01. 2013 with permission to 
prefix 25 . 12 . 2012 to 31. 12 . 2012 as Christmas & Winter holiday and to suffix 25 .01. 2013 to 27.01. 2013 as 
Barawafat, Republic Day and Sunday holidays respectively . 

February 21, 2013 
No . 15UHC / XIV - 22/ Admin. A/ 2008-- Sri Vivek Srivastava, Civil Judge( Jr. Div.), Narendra Nagar, District 
Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 12 days w .e .f. 28 .01 .2013 to 08 .02. 2013 with permission 
to prefix 25 .01. 2013 to 27 . 01 . 2013 as Barawafat, Republic Day and Sunday holidays respectively and to 
suffix 09.02 .2013 & 10 . 02 . 2013 as 2nd Saturday & Sunday holidays . 

February 21 , 2013 


No . 16 UHC /XIV - 15 /Admin . A / 2008 -- Smt. Anuradha Garg , 1 st Addl. Civil Judge ( Sr. Div .), Dehradun is 
hereby sanctioned earned leave for 12 days w .e .f. 28 . 01. 2013 to 08 . 02 . 2013 with permission to prefix 25 . 01. 2013 
to 27 .01. 2013 as Barawafat, Republic Day and Sunday holidays respectively and to suffix 09 . 02 . 2013 & 
10 .02. 2013 as 2nd Saturday & Sunday holidays . 


81 - ख 


82 


BTRUE TOC, 23 HIJ , 2013 goda 02 , 1935 19 Hoa ) 


[ HTVI 1 - 


February 21, 2013 
No. 17 UHC /XIV - 3 /Admin . A / 2008 -- Sri Arvind Nath Tripathi, Addl. Chief JudicialMagistrate , Roorkee , 
DistrictHardwar is hereby sanctioned earned leave for 15 days w .e . f. 28 .01. 2013 to 11 .02. 2013 with permission 
to prefix 25 .01. 2013 to 27 .01. 2013 as Barawafat, Republic Day and Sunday holidays respectively. 

February 21, 2013 


No. 18 UHC /XIV - 10 / Admin . A /2008 --Ms. ParulGairola, Civil Judge (Sr. Div .), Roorkee , District Hardwar 
is hereby sanctioned earned leave for 15 days w . e .f. 28 .01. 2013 to 11 . 02 . 2013 with permission to prefix 
25 .01. 2013 to 27 .01 .2013 as Barawafat , Republic Day and Sunday holidays respectively. 

February 21, 2013 
No . 19 UHC /XIV /29/ Admin . A -- Sri Raj Krishna, District Judge, Dehradun is hereby sanctioned medical 
leave for 07 days w . e . f. 04 . 02 .2013 to 10 .02. 2013 . 


February 25 , 2013 


No. 21 UHC /XIV /57 /Admin . A / 2003 -- Sri Ajay Chaudhary, Additional Secretary, Legislative and 
Parliamentary Affairs , Government of Uttarakhand , Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days 
w . e . f. 02.01.2013 to 11 .01. 2013 with permission to suffix 12 .01.2013 and 13 .01. 2013 as 2nd Saturday & 
Sunday holidays , for the perpose of L . T.C . 


February 27, 2013 


No . 23 UHC /XIV /34 /Admin . A -- Sri Kawer Sain , District Judge , Almora is hereby sanctioned medical 
leave for 24 days w . e . f. 25 .01. 2013 to 17 .02 . 2013 . 

By Order ofHon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar ( Inspection ) 


February 27 , 2013 


No. 24 UHC / XIV /31/ Admin . A - - Sri Ram Singh , Registrar General, High Court ofUttarakhand , Nainital 
is hereby sanctioned earned leave for 13 days w . e . f. 11 .02. 2013 to 23 .02.2013 with permission to prefix 
09. 02 . 2013 & 10 .02 .2013 as 2nd Saturday & Sunday holidays and to suffix 24 . 02 . 2013 as Sunday holiday . 


By Order of Hon ble the Chief Justice , 

Sd / 
Registrar (Inspection ) 


February 28 , 2013 


No . 25 /UHC /Admin . A / 2013 - -Consequent to the Notification No. 51/XXXVI(2 )/ 13 - 10 - ek -( 2 )/05 , dated 
18 . 02 . 2013 issued by the Government for shifting the Court of Additional Civil Judge ( Sr. Div .) from Nainital to 
Haldwani, Ms. Deepali Sharma, Additional Civil Judge (Sr. Div .) , Nainital is transferred and posted as Civil 
Judge ( Sr. Div.) , Haldwani, District Nainital. 

This order shall come into force with effect from 01. 03 . 2013 . 


By Order of the Court , 

Sd/ 
(Ram Singh ) 
Registrar General. 


oghoyo ( 31Togo ) 12 Part ToT / 156 – HT 1 - – 2013 ( / ful) 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


